निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 380 ) 


23 वैशाख 1935 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 13 मई 2013 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

8 मई 2013 
सं0 वन विविध - 1 / 2011 - 1706 / प0व — बिहार राज्य बिवाचन नीति 2011 (बिहार स्टेट लिटिगेशन 
पौलिसी - 2011) की कंडिका - 2.1 के तहत विभाग में विधिक मामलों में अनुश्रवण एवं प्रभावकारी प्रबंधन हेतु श्री गिरीश 
कुमार , संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग को इस विभाग के लिए नोडल पदाधिकारी मनोनित किया जाता है । 
2, विभागीय अधिसूचना सं0– 2425 दिनांक 24 .08. 11 को विलोपित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 380 -571 + 25- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih. nic.in 


